सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 17 राँची, मंगलवार , 


7 जनवरी , 2020 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
27 दिसम्बर , 2019 


संख्या -11/ सू0 अ 0 अधि0-05-21/ 2019 का 0 10422-- श्री हिमांशु शेखर चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त को 
राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक वैधा 22/ 2019- 3205/ रा 0 स 0 दिनांक 24.12.2019 के आलोक में अपने कार्यों 
के अतिरिक्त नियमित मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने तक कार्यवाह मुख्य सूचना आयुक्त बनाये जाने 
पर माननीया राज्यपाल, झारखण्ड ने स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । 

अतः श्री हिमांशु शेखर चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त को नियमित मुख्य सूचना आयुक्त 
की नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 17 50 


